रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


TERS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (iii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 23] 
No. 23 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 23 , 2013 / ज्येष्ठ 2 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23 , 2013/ JYAISTHA 2 , 1935 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 मई, 2013 


आ . अ. 26 ( अ). – यतः आयोग के दिनांक 3 मई , 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/ पी एन / 22/ 2012 के द्वारा बिहार , गुजरात और 
पश्चिम बंगाल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की राज्य विधान सभाओं के उप -निर्वाचनों की समय - अनुसूची 
घोषित की गई थी । 


2. और यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 126क के उपबंधों के अनुरूप , इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा 
यथाअधिसूचित , इस अवधि के दौरान किसी एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा । 

3. अब , इसलिए , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 126क की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप - धारा ( 2 ) ( ख ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हए दिनांक 2 

और अपराहन 6. 30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान बिहार में 19 - महाराजगंज संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र , पश्चिम बंगाल में 25 - हावड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , महाराष्ट्र के 78 - यवतमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , उत्तर प्रदेश के 
258 - हांडिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और गुजरात के 02 - बानाकांठा एवं 11 - पोरबंदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 61 -लिंबडी , 74 - जेतपुर , 
75 - धोराजी एवं 125 - मोरवा हडाफ ( अ. ज. जा . ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी प्रकार के 
एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना या उसका प्रचार प्रसार करना या उसका किसी भी अन्य 
तरीके से प्रचार प्रसार करना आयोग के दिनांक 3 मई, 2013 के प्रैस नोट सं. ईसीआई/ पीएन/22/2012 के द्वारा घोषित वर्तमान उप -निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में प्रतिबंधित होगा । 


4. यह और स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 126 ( 1 ) ( ख ) के अधीन किसी भी इलैक्ट्रोनिक 
मीडिया में किसी ओपीनियम पोल या किसी प्रकार के पोल सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन उपरोक्त उप निर्वाचन 
के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ 48 घंटों की अवधि के लिए प्रतिबंधित होगा । 


[ सं. 576/ एग्जिट /2013 / एस. डी . आर.( उप - लो . स. एवं वि . स.) ] 


आदेश से , 


के . एफ . विल्फ्रेड, प्रधान सचिव 


2270 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SEC . 3 (iii)] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st May, 2013 


O . N . 26 ( E ). — Whereas, the schedule for the Bye- Elections to the House of the People from Bihar, Gujarat and 
West Bengal and State Legislative Assemblies of Maharashtra , Uttar Pradesh and Gujarat were announced by the 
Commission vide Press Note No. ECI/PN /22 / 2012 , dated 3rd May , 2013; 


2. And whereas , as per the provisions of Section 126A of the R . P. Act, 1951 , there shall be restrictions on conduct 
of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period , as may be notified by the 
Election Commisssion in this regard ; 


3. Now therefore, in exercise of the powers under sub -section ( 1 ) of Section 126A of the R . P . Act, 1951, the 
Election Commission having regard to the provisions of sub -section (2 )(b ) of the said Section , hereby notifies the period 
between 7 .00 A . M . and 6 . 30 P.M . on 2 -6 - 2013 (Sunday ), as the period during which conducting any exit poll and publishing 
or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever , the result of any 
exit poll in connection with the current Bye- Elections announced vide the Commission s Press Note No. ECI/ PN /22 /2012 , 
dated 3rd May , 2013 from 19 -Maharajganj Parliamentary Constituency in Bihar, 25 -Howrah Parliamentary Constituency in 
West Bengal, 78 - Yavatmal Assembly Constituency in Maharashtra , 258 -Handia Assembly Constituency in 
Uttar Pradesh - 2 Banaskantha and 11- Probandar Parliamentary Constituencies and 61- Limbdi, 74 - Jetpur, 75 -Dhoraji and 
125 -Morva Hadaf (ST) Assembly Constituencies in Gujarat, shall be prohibited . 


4 . It is further clarified that under Section 126 ( 1)(b ) of the R . P. Act, 1951, displaying any election matter including 
results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media ,would be prohibited during the period of 48 
hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid Bye - elections. 

[No. 576/EXIT/ 2013 /SDR (Bye-HP& LA .)] 

By Order, 
K . F.WILFRED , Principal Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


